निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 कार्तिक 1931 ( श ) 
( सं0 पटना 589 ) पटना, वृहस्पतिवार , 19 नवम्बर 2009 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

19 नवम्बर 2009 
एस0 ओ0 264 , दिनांक 19 नवम्बर 2009 — बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम , 2005 ( अधिनियम , 
27 / 2005 ) की धारा 3 क क की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के 
13 ( तेरह ) जिलों में स्थापित 415 ग्रामीण अनाज बैंकों को भारत सरकार से प्राप्त मुफ्त में 16,600 क्वींटल चावल 
आपूर्ति को अतिरिक्त कर की देयता से तुरत के प्रभाव से विमुक्त करते हैं । 

( सं0. बिक्री - कर / विविध - 06 / 2006 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


19 नवम्बर 2009 
एस0 ओ0 265, एस0ओ0 264, दिनांक 19 नवम्बर, 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के 
खंड ( 3) के अधीन अंगेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0. बिक्री - कर / विविध - 06 / 2006 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 नवम्बर 2009 


The 19th November 2009 
S . O . 264, dated 19th November, 2009 — In exercise of powers conferred under 
sub - section (4 ) of section 3 A A of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 ( Act. No. 2 
2005 ), the Governor of Bihar is pleased to exempt the supply of 16 ,600 Quintal Rice on 
free of cost basis allotted by Central Government to establish 415 Gramin Grain Banks in 
thirteen districts of the State from the levy of Additional Tax with immediate effect. 

( No. Bikri Kar/ Vividh- 06/ 2006 ) 
By order of the Governor of Bihar, 

SUBHAKIRTIMAJUMDAR , 
Commissioner -Cum - Principal Secretary 

Commercial Taxes Department. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 589 -571 + 2000 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


